448 . 


HARYANA GOVT . GAZ., JUNE 6, 2006 (JYST. 16 , 1928 SAKA) 


[ PARTI 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 24 मई, 2006 


। 


क्रमांक 5819/270 /1 - एल ० . - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक 
प्रयोजन हेतु सैमान पम्प हाउस ड्रेन बुर्जी संख्या 0 से 7100 तक जो जुई फीडर की बुर्जी 32000- एलं में गिरेगी, गांव सैमान , तहसील महम , 
जिला रोहतक में निर्माण हेतु अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) की धारा ( सी ) के अन्तर्गत 
तथा उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत हरियाणा सरार, सिंचाई विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5316/1 एल ०, दिनांक 15 मई, 2006 
द्वारा . जारी 

हुआ 

है । 
एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि की आवश्यकता उपर्युक्त उद्देश्य के लिए है । यह अधिसूचना भूमि 
अभिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 6 के प्रावधान के तहत जिससे सम्बन्धित हो से सभी की जानकारी के लिए जारी की जाती है । 

हरियाणा के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन की जरुरत है अति महत्वपूर्ण है कि जिसकी धारा 17 
के सब- सैक्शन 2 की ( सी) क्लाज लागू की जाए और राज्यपाल का यह विचार है कि सैक्शन 2 की धारा लागू की जाती है और यह आदेश 
दिये जाते हैं कि सैक्शन 17 के तहत सैक्शन 6 में सैक्शन 5- ए को लागू न किया जाए । 


भूमि का नक्शा, प्लान , जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक तथा कार्यकारी अभियन्ता, रोहतक जल सेवायें 
मण्डल, रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशेषताएं 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्र 


दिशा, मुरब्बा व किला नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


-- 


एक भूमि की पट्टी जोकि 7100 फुट लम्बाई में व 
चौड़ाई में 11 - 00 " है और निम्नलिखित मुरब्बा नं ० व 
किला नं ० से गुजरती है । 


रोहतक 


महम 


सैमान 


115 


2.24 एकड़ 


203 21 , 22/2 


219 24, 25/1 


220 14, 15 , 18/1 , 19, 20 , 21/1 


221 4, 5 , 8/1, 9/1 , 9/2/1 , 9/2/2, 10 , 11/1 


222 


1/1 


246 1, 2, 3/1 , 10/1 


247 6/1 , 7 , 8/1 , 11, 12 , 13/1/1, 13/1/2, 14 


248 16/1/1 , 16/1/2, 17, 18/1 , 21, 22, 

23/1/1, 23/1/2, 24, 25 


249 24, 25 


254 3, 4 , 


5 


गैर मुमकिन नं ० 543, 566 , 2050, 2054 , 

2055 


राज्यपाल , हरियाणा के आदेशानुसार | 


एस ० के ० आश्री. 


- 


अधीक्षक अभियन्ता , 


यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक : 


449 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 6 , 2006 (JYST. 16 , 1928 SAKA ) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 24th May, 2006 
No. 5819 /270 / 1 - L.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed 
by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, constructing Seman Pump House Link Drain 
from RD 0 to 7100 out-falling into Jui Feeder at RD 32000 -Left in village Seman , Tehsil Meham , 
and District Rohtak for which a notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 read with 
clause (c) of Sub -section (2 ) of Section 17 has been issued vide Haryana, Government, Irrigation Department, 
Notification No. 5316 / / 1 - L , dated 15th May , 2006 . 

It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above purpose 
urgently . 

The declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for information 
of all to whom it may concern . Now therefore in exercise of the powers conferred in Section 7 ofthe Land Acquisition 
Act, 1894 , the Government of Haryana hereby direct the District Revenue Officer -cum -Land Acquisition Officer , 
Irrigation Department, Rohtak to take orders for the acquisition of the land described in the specifications appended to 
the declaration published with the aforesaid notification. 


Plans of the land may be inspected in the office of the Executive Engineer, Rohtak Water Services Division, 
Rohtak and District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Officer, Irrigation Department, Rohtak . 

Specification 


District 


Tehsil 


Village Hadbast 

No. 


Area in 
Acres 


Direction /Boundary /Khasra Number/ 

Killa Number 


ma 


2 


3 


4 


5 


6 


A strip of land measuring 7100 in length and 
strip 11 - 00 " in width passing through the 
rectangle numbers as below : 
203 21, 22/2 


Rohtak 


Meham 


Seman 


115 


2.24 Acres 


219 24, 25/1 


220 14 , 15 , 18/1, 19 , 20 , 21/1 
221 4 , 5 , 8/1 , 9/1 , 9/2/1 , 9/2/2 , 10 , 11/1 


222 


1/1 


246 1,2,3/ 1, 10/1 


247 6 / 1,7,8/ 1 , 11, 12, 13/1/1 , 13/1/2 , 14 
248 16/11, 16/1/2, 17 , 18/1, 21, 22, 

23/1/1 , 23/1/2 , 24 , 25 


249 24 , 25 


254 3,4,5 


Gair mumkin number 543, 566 , 2050 , 2054 , 

2055 


Generally lying in the direction from East to , 
West as demarcated át site and shown in the 
Index Plan . 


By order of the Governor of Haryana . 


S. K.ASHRI, 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Rohtak , 


. 


